1304 


HARYANA GOVT 


GAZ.,MARCH 24, 1987 ( CHTR. 3, 1909 SAKA ), 


(PART 1 


- 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
LDINGS AND ROADS BRANCH 

JIND CIRCLE 

The 9th March , 1987 
No. 518. -Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to 
be taken by the Government, at Public expense, for a public purpose, namely, for construction of Umedgarh 
to Pabnera road in District Soncpat, it is hereby notified that the land in the locality described 
below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to 
all whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers , for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may within 30 days of the publication of this notification , in the official gazette or two news papers of 
publicity in the locality which ever is later file an objection in writing before the District Revenue Officer 
cum - Land Acquisition Collector, Sonepat or Land Acquisition Collector, Haryana , P. W.D., B. & R. 
Branch , Ambala Cantt. under the said act . 


11 


* 


SPECIFICATIONS 


District 


Tchsil 


Khasra Nos. 


Locality / 
Village 


Hadbast Area in 

No. acres 


Sonepat 


Ganaur 


Pabnera 


9 


2.85 


29 


2 , 3, 4 , 5 , 6/1 , 6/2 , 7 , 8 , 9 , 10 


28 


30 


6 , 15 , 


1, 2 , 3, 4 , 5/1, 5/2 


30 


6 , 7 , 8 , 9/1, 10/1 , 10/2 


147, 


148 


Sonepat 


Garaur 


Umedgarh 


7 


1.75 


22 


5 , 6/1 , 14 , 17/1, 17/2 , 23/2 , 24/1 , 15 , 18/2 


26 


20, 11, 12/2 , 12/3, 20 , 3 , 8 , 13/1 , 13/2 


26 


19/1 , 19/2 


27 


6 , 7/1, 

7/1, 7/2 , 13/1, 13/2 , 14 
27 

23 


15/1 , 15/2 , 


Total 


4.60 


56 


( Sd.) 

Superintending Engineer , 
Jind Circle , P. W. D. , B. & R. Branch , 

Jind . 


PARTİ) 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 24, 1987 (CHTR. 3, 1909 SAKA ) 


1303 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


जीन्द वृत्त 


दिनांक 9 मार्च, 

9 मार्च, 1987 


5 


r 


नं ० 5 18.--- चूं कि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे बिनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च 
पर सार्वजनिक प्रयोजना , अर्थातः उमंदगढ़ से पपनेरा मार्ग, जिला सोनीपत के लिये अपेक्षित है, इस लिए यह अधिसूचित किया जाता है 
कि नीच विशिष्टि में विणित भूमि उपयुक्त प्रयोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए जिनको इन से सम्बध हो । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य से लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञान सभी अन्य करने के लिए इसके द्वारा प्रधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व 
मधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, सोनीपत या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर. लो ० नि ० वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा , 
छावनी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 


भरबाला 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


खसरा सं ० 


, 


परिक्षेत्र / 
गाँव 


हदवस्त सं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


• सोनीपत 


गन्नीर 


पंपनेरा 


9 


2.85 


29 : 


2, 3, 4, 5, 6/1, 62, 7, 8, 9, 10 


28 


30 


6 , 15 


1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7 , 
8, 9/1, 10/1, 10/2 


. 


147, 


148 


सोनीपत 


गन्नौर 


उमेदगढ़ 


7 


1.75 


22 


, 


5, 6/1, 14, 17/1 , 17/2, 23/2, 24/1, 
15, 182 


26 


- 


20, 11, 12/2, 12/3, 20, 3, 8, 13/1 , 
13/2, 19/1, 19/2 


1306 


HARYANA GOVT GAZ .,MARCH 24, 1987 (CHTR . 3, 1909 SAKA) 


(PART I 


fer 


तहसील 


हदवस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


oftea 
गांव 


खसरा सं ० 


(gäst ) 


सोनीपत 


गन्नौर 


71 


27 


JÈCTE 
समाप्त 


6 , 7/1, 7/2, 13/1, 13/2 , 14, 15/1, 15/2 


23 


56 


1 


जोड 


4.60 


. 


(EFENTSAT ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
जीन्द वृत , लोक निर्माण विभाग, 

भवन तथा सड़क शाखा , 


GETRI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

CIRCLE JIND 
The 9th March , 1987 


No. 519. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by the Government, at public expense , for a public purpose, namely, for construction of Sanpera 
to Ram Nagar road in district Sonopat it is hereby notified that the land in the locality described below is 
likely to be acquired for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , to all 
wbom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana, is pleased to 
authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter 
upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 
days of the publication of the notification in the officialGazette or in two newspapers or publicity in the locality 
whichever is later file an objection in writing before the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Col 
lector, Sonepat or Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B. & R. Branch , Ambala Cantt. under the said 
Act . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality / Hadbast Area in 
Village No. acres 


Sonepat 


Ganaur 


sanpera 


3 


2.26 


38 


39 


15 


11 , 12 , 18, 19 , 23/1, 23/2 

43 


3 


3 , 4 , 7/1 , 7/2 , 14 , 15/1 , 15/2 , 16/1 , 
16/2 , 25 
42 

53 


2 , 21/1 , 21/2 


1 , 2/1 , 2/2 , 9 / 1 ,- 9/2 


PART I) 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 24, 1987 ( CHTR. 3, 1909 SAKA) 


1307 


District 


Tehsil 


Locality / 
village 
Hadbas t No. 


Area in 

acres 


Rectanglo /Killa Nos. 


Sonepat 


Ganaur 


Ram Nagar, 6 


4.05 


24 


4 , 7, 8 , 9 , 12, 13, 


14, 15 


25 


6, 73; 8 , 9, 10/2 , 11 , 12, 13, 14/1, 14/2 
15 


26 


. 


4 , 5 , 6 , 7/1 , 7/2, 8/1 , 9 , 10 11, 12, 13 ,, 


-19 


16, 17, 18 , 19, 20 , 21 


77 , 78, 89 , 90 , 83 


Total 6.31 


( Sd .) 

Superintending Engineer , 
Jind Circle , P.W.D., B. & R. Branch , 

Jind. 
लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं सड़क शाखा 


जींद वृत 


- 


दिनांक 9 मार्च, 1987 
नं . 519 - चंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी 
खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् सनपेड़ा से रामनगर मार्ग, जिला सोनीपत के लिए अपेक्षित है, इस लिए यह अधिसूचित किया 
जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है जिनका इससे . सम्बन्ध हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा 
उस द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञान सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर 
जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत या भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लो ० नि ० वि ०, भ ० तथा मा ० शा ० , 
अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


हदबस्त सं ० 


सोनीपत 


गन्नौर 


2.26 


38 


सनपड़ा , 
3 


39 


, 


15 


11, 12, 


18, 


19, 23/1, 2312 


136 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 24 , 1987 (CHTR . 3, 1909 SAKA ) 


( PART I 


. 


जिला 


. 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


हदबस्त सं ० 


सोनीपत 


सोनीपत 


सनपेडा , 3 ---- 
समाप्त 


43 


3 , 4 , 7/1, 7/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 


43 


42 


16/2, 25 


20/2, 21/1, 21/2 


53 


1, 2/1, 2/2, 


9/1, 


9/2 


24 


सोनीपत 


गन्नौर 


4.05 


रामनगर , 

6 


6 , 7, 8 , 9, 12 , 13, 14 , 


15 


25 


- 


6, 7, 8, 9, 10/2; 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15 


26 


4 , 5, 6 , 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 


13 


19 


16, 17 , 18, 19, 20, 21 


77, 78, 89,90 , 83, 


. 


. 


जोड़ 6.31 

( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता 
जींद वृत, लोक निर्माण विभाग ; एवं स ० शाखा, 

जीन्द । 
श्रम विभाग 

दिनांक 8 जनवरी, 1987 
सं ० ओ० वि ०/एफ.डी./ 249-86/ 715 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , 
सैक्टर 14, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रतन, पुत्र श्री गरीबा, मार्फत प्रधान मर्कनटाईल इगलाई एसोसिएशन, एच -347, न्यु राजेन्द्र 
नगर, नई दिल्ली-110060 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254,दिनांक 20 जून, .1978 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जी - श्रम 57/11254, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रतन की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

प्रार ० एस ० अग्रवाल , 
उप - सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


